निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 चैत्र 1937 ( श ० ) 


संख्या 14 


पटना, 

बुधवार , 


8 अप्रील 2015 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

5-7 भाग-9 - क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


, 


भाग - 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


--- 


, 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


8-9 


2 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2015 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

18 फरवरी 2015 
सं ० 1 / अ0-14 / 2012( खंड) -सा0 प्र0-2623 - श्री अतुल प्रसाद , भा ० प्र ० से ( 87 ), आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, 
मुजफ्फरपुर ( अतिरिक्त प्रभार आयुक्त , सारण प्रमंडल , छपरा) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के 
नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक -14.05.2015 से दिनांक -20.06.2015 तक कुल 38( अड़तीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी 
की स्वीकृति के साथ निजी खर्च पर निजी कार्य हेतु विदेश (यू० एस०ए0 एवं स्पेन) यात्राा एवं उक्त अवधि में एक्स इंडिया 
लीव की स्वीकृति की अनुमति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


30 जनवरी 2015 
सं ० 1 / अ0-1018 / 2014 - सा 0 प्र0-1673 - श्री अनुपम कुमार सुमन, आई 0 आर0 एस 0 (2004 ), विशेष कार्य 
पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार , पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली , 1955 के नियम -10,11, एवं 20 के 
अधीन दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 28.02.2015 तक कुल 59 ( उनसठ ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


9 फरवरी 2015 
सं ० 1 / अ0-1014 / 2014 - सा 0प्र0-2161 - विभागीय अधिसूचना संख्या -17610 दिनांक -22.12.2014 द्वारा श्री रॉबर्ट 
एल 0 चोंग्थू, भा 0 प्र0 से0 ( 97), आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली –1955 के 
नियम 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 26.12.2014 से दिनांक 15.01.2015 तक कुल 31 दिनों के उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की गयी है । 

2. श्री चोंग्थू के अनुरोध पर विभागीय अधिसूचना संख्या 17610 दिनांक 22.12.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए 
दिनांक 16.01.2015 से दिनांक 18.01.2015 तक कुल 03 दिनों की उपार्जित अवकाश के विस्तारण की घटनोत्तर स्वीकृति 
उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उन्हें दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


28 जनवरी 2015 
सं ० 1 / पी0-1002 / 2015 - सा 0 प्र0-1560 — भारत सरकार द्वारा बिहार संवर्ग से झारखंड संवर्ग में तीन वर्षों के लिए 
अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप श्री संजय कुमार, भा 0 प्र0 से0 ( बी 0 एच0 : 90), सम्प्रति - पदस्थापन 
की प्रतीक्षा में , को झारखंड संवर्ग में योगदान करने हेतु आदेश निर्गत की तिथि के प्रभाव से विरमित किया जाता है । 
(मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति , कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्राालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार , नई 
दिल्ली का पत्र संख्या -37 / 3 / 2015- EO (SM- I) दिनांक 22.01.2015 द्रष्टव्य) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2015 


3 


31 जनवरी 2015 
सं ० 1 / पी0-14 / 2009 ( खण्ड -1)-सा0 प्र0-1734 - श्री अतुल प्रसाद, भा 0प्र0 से0 ( 87), आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, 
मुजफ्फरपुर अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक आयुक्त , सारण प्रमण्डल, छपरा के प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी0-14 / 2009 ( खण्ड -1)-सा0प्र0-1735 - श्री सुधीर कुमार , भा 0 प्र0 से 0 (88), आयुक्त, पूर्णियां प्रमण्डल , 
पूर्णियां अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक आयुक्त , कोसी प्रमण्डल, सहरसा के प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी0-14 / 2009 ( खण्ड -1)-सा0 प्र0- 1736 - श्री पंकज कुमार, भा 0 प्र0 से0 ( 97 ), सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं 
मद्य निषेध विभाग, बिहार , पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक उत्पाद आयुक्त - सह -निबंधन महानिरीक्षक , बिहार , 
पटना के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


28 जनवरी 2015 
सं ० 1 / पी0-1023 / 2014 - सा 0 प्र0-1564 -श्री एस 0 एम0 राजू, भा 0 प्र 0 से 0 (91), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, 
बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार – सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग , बिहार , पटना) अपने कार्यों के 
अतिरिक्त अगले आदेश तक आयुक्त , मनरेगा के प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी0-1023 / 2014 - सा 0 प्र0-1565 — श्री प्रदीप कुमार, भा 0 प्र0 से0 ( 96 ), सचिव, पंचायती राज विभाग , बिहार, 
पटना (अतिरिक्त प्रभार – प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य वित्तीय निगम, पटना) अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक 
निदेशक, पंचायती राज , बिहार, पटना एवं परियोजना निदेशक , बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसायटी, पटना के प्रभार में 


रहेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


28 जनवरी , 2015 
सं ० 1 / पी0-1023 / 2014 - सा0 प्र0-1562 - माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्रा प्रभार), कौशल विकास एवं उद्यमिता 
( श्री राजीव प्रताप रूढ़ी) के आप्त सचिव के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप उक्त पद पर योगदान करने हेतु श्री कुन्दन कुमार, 
भा 0 प्र0 से0 ( बी 0एच0 : 2004), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण , छपरा को तात्कालिक प्रभाव से विरमित किया जाता 
है । 

( स्थापना पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का फैक्स संख्या-4 / 25 / 2014- EO 
( MM-I) दिनांक 15.01.2015 द्रष्टव्य ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


28 जनवरी, 2015 
सं ० 1 / पी0-1023 / 2014 - सा 0 प्र0-1563 - निदेशक , पंचायती राज , बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार –परियोजना 
निदेशक , बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसायटी, पटना / आयुक्त , मनरेगा) के पद पर पदस्थापित श्री दीपक आनन्द , भा 0 प्र 0 से 0 
( 2007 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 1974 ) की धारा -20 के तहत सारण जिला का जिला दंडाधिकारी 
नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


11 मार्च, 2015 
सं ० 1 / अ0-1002 / 2015 - सा 0 प्र0-3732 - श्री पंकज दीक्षित , भा 0 प्र0 से 0 

( 2011), अपर मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी , बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग , बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) 
नियमावली,1955 के नियम -18 बी के अधीन दिनांक 09.03.2015 से दिनांक 23.03.2015 तक कुल 15 (पन्द्रह ) दिनों की 
पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


4 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2015 


2. श्री पंकज दीक्षित , भा 0 प्र0 से0 ( 2011), की उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित अलोच्य पद के 
प्रभार की व्यवस्था प्रशासी विभाग द्वारा की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 03-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2015 


5 


भाग-2 
बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

12 फरवरी 2015 
सं ० 1 / पेन0-29 / 2012 - सा0 प्र0-2471 - कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्राालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण 
विभाग, भारत सरकार के पत्राांक -25013 / 02 / 2005- AIS II दिनांक 28.06.2012 से निर्गत दिशा -निर्देश के आलोक में 
अखिल भारतीय सेवायें ( मृत्यु - सह- सेवांत लाभ ) नियमावली, 1958 के नियम -16 (3) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग के भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा अभिलेख की गहन समीक्षा हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है : 


- 


अध्यक्ष 


(i) मुख्य सचिव, बिहार 

श्री एस 0 के नेगी, भा 0 प्र 0 से0 ( बी ० एच:81 ) 
(ii ) 

सम्प्रति विकास आयुक्त, बिहार 
(iii ) श्री विष्णु कुमार , भा 0 प्र 0 से 0 ( झा:83) , 

सम्प्रति अध्यक्ष , झारखण्ड राज्य वित्त आयोग , राँची 


सदस्य 
(बिहार संवर्ग के शीर्ष वेतनमान के पदाधिकारी के रूप में ) 
सदस्य 
(बिहार संवर्ग से बाहर के शीर्ष वेतनमान के वैसे पदाधिकारी 
के रूप में जिनका गृह राज्य बिहार नहीं है ) 
सदस्य 
(बिहार संवर्ग में प्रधान सचिव स्तर के अनुसूचित 
जाति / अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी के रूप में ) 
सदस्य सचिव 


(iv ) श्री सुधीर कुमार, भा 0 प्र 0 से0 ( बी 0एचः87) 

सम्प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना 


( v ) 


प्रधान सचिव / सचिव 
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना 


2. उपर्युक्त समिति बिहार संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की भारत सरकार के दिशा –निर्देश 
के आलोक में सेवा अभिलेख की गहन समीक्षा कर अपनी अनुशंसा देगी । 

3. समिति की अनुशंसा राज्य सरकार के समक्ष रखी जायेगी । तत्पश्चात् राज्य सरकार की अनुशंसा भारत सरकार 
के संबंधित मंत्रालय को भेजी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
आर0 लक्ष्मणन, सरकार के अपर सचिव । 


मुख्य अभियन्ता, का कार्यालय 
जल संसाधन विभाग , पटना । 


कार्यालय आदेश 

10 मार्च 2015 
सं ० 1 / मु 0 अ0 (अनु०)-16-08 / 2011-759 - श्री संतोष कुमार सिन्हा, माता स्वर्गीय सरस्वती देवी ग्राम - कठार 
पोस्ट - कठार थाना - कृष्णा ब्रहम जिला - बक्सर को जिलाधिकारी - सह - अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना के पत्रांक 574 
दिनांक 24.2.2015 के ( कमांक -12 ) द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग - घ में नियुक्ति के अनुशंसा के आलोक में वेतन बैंड 


6 


बिहार गजट, 8 अप्रील 2015 


- 


पी 0 वी0-1 वेतनमान रू 0 5200-20200 ग्रेड वेतन 1800 में तथा समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित कार्यालय 
परिचारी के रिक्त पद पर नियुक्त करते हुए सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल , बिहटा (शिविर खगौल) में पदस्थापित किया जाता है । 

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है । अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी 
के अधीन है तो इसकी वरीयता उसके बाद होगी । 

3. मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण -पोषण का दायित्व श्री संतोष कुमार सिन्हा पर 
होगी । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी । उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश 
मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के 
ज्ञाप संख्या 13293 दिनांक 5.10.1991 के तहत नियुक्त कर्मचारी से एतत् संबंधी तथा तिलक दहेज नहीं लेने - देने का घोषणा 
पत्र समर्पित करना होगा । 

4. अगर उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, असैनिक शल्य चिकित्सक 
का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसकी जॉच एवं समीक्षा कर 
लेने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जायेगा । 

6. योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 
7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

8. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने पर सेवा से विमुक्त 
किया जा सकता है तथा नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी । 

9. इन्हें विभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेना होगा । इन्हें इसके लिए 
यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 


आदेश से , 


हरिनारायण, मुख्य अभियन्ता । 


21 मार्च 2015 
सं ० 1 / मु 0 अ0-16( अनुकम्पा) -10 / 2014-935 – श्री संजीत कुमार पुत्र स्व 0 विनोद कुमार, मुहल्ला -दारोगा कुऑ, 
पो 0+ थाना - हिलसा, वार्ड संख्या -13 जिला - नालन्दा बिहार को जिलाधिकारी - सह - अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना के 
पत्रांक VI/ 196/ 2012-574 दिनांक 24.2.2015 कमांक 55 द्वारा अनुकम्पा 

नांक 24.2.2015 कमांक 55 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग- ग में नियुक्ति के अनुशंसा 
आलोक में वेतन बैंड पी 0 वी0-1 वेतनमान रू 0 5200-20200 ग्रेड वेतन 1900 में तथा समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत 
भत्ते सहित निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्त करते हुए गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल , दीघा में पदस्थापित 
किया जाता है । 

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है । अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी 
के अधीन है तो इसकी वरीयता उसके बाद होगी । 

3. मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण पोषण का दायित्व श्री संजीत कुमार पर 
होगा । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी । उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश 
मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के 
ज्ञाप संख्या 13293 दिनांक 5.10.1991 के तहत नियुक्त कर्मचारी से एतत् संबंधी तथा तिलक दहेज नहीं लेने - देने का घोषणा 
पत्र समर्पित करना होगा । 

4. यह नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि श्री संजीत कुमार को दो महीने के अन्दर कम्प्युटर प्रशिक्षण लेना 
अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण के उपरान्त Successful Training Completion Certificate देना अनिवार्य होगा । 

अगर उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, असैनिक शल्य चिकित्सक 
का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसकी जॉच एवं समीक्षा कर 
लेने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जायेगा । 

7. नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना से कराने के पश्चात ही वेतनादि का 
भुगतान किया जायेगा । 


- 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2015 


7 


योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

9. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने पर सेवा से विमुक्त 
किया जा सकता है तथा नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी । 

10. इन्हें विभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेना होगा । इन्हें इसके लिए 
यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 


आदेश से, 


हरिनारायण, मुख्य अभियन्ता । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 03-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2015 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग । 


अधिसूचना 
6 जनवरी 2015 


सं ० कारा / प्रो०( स्था o) -10-10 / 14 / 08- श्री मृत्युंजय कुमार, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, बेगुसराय को कंकड़बाग 
थाना काण्ड संख्या -489 / 13 के आलोक में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में दिनांक 13.02.2014 से विचाराधीन बंदी के 
रूप में संसीमित किये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं ० 99 दिनांक 14.03.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -9 (2) के अर्न्तगत कारा निरूद्ध की तिथि 13.02.2014 के प्रभाव से निलंबित 
किया गया था । माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 12.08.2014 को जमानत पर रिहा 
होने के फलस्वरूप श्री कुमार द्वारा दिनांक 14.08.2014 को योगदान समर्पित किया गया है । 

2. श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवाक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के नियम -9 के आलोक 
मे निलंबन से मुक्त करते हुए योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत कर प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, 
बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

3. श्री कुमार द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम -23 ( i) एवं ( ii ) के प्रथमद्रष्टया 
उल्लंघन करने के कारण प्रपत्र - क का गठन अलग से किया जा रहा है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव , अपर सचिव - सह - निदेशक (प्र ० ) । 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचना 

19 मार्च 2015 
सं 0 2 / अ0 प्र0-2-136 / 2014-863 - श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, योजना एवं विकास 
विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -2, विक्रमगंज ( रोहतास) को निगरानी अन्वेषण व्यूरो, बिहार , पटना के 
धावा दल द्वारा दिनांक 21.11.2014 को 15,000 (पन्द्रह हजार) रू 0 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत 
में भेजे जाने तथा उनके विरूद्व निगरानी थाना कांड सं 0 091/2014 दिनांक 21.11.2014 के धारा 7/13(2) सह पठित धारा 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2015 


9 


13(1)( डी ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 दर्ज किये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 4590 – सह पठित ज्ञापांक 
4591 दिनांक 16.12.2014 द्वारा दिनांक 21.11.2014 के प्रभाव से निलंबित किया गया । 

2. श्री सिंह द्वारा जमानत पर दिनांक 23.01.2015 को जेल से रिहा होकर दिनांक 24.01.2015 से 26.01.2015 तक 
सरकारी अवकाश रहने के कारण दिनांक 27.01.2015 को विभाग में योगदान किया गया । 

3. श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(3)(1) के तहत श्री सिंह का योगदान दिनांक 27.01.2015 के प्रभाव से स्वीकृत करते हुए 
पुनः नियम 9 (1) ( क ) एवं 9 (1) (ग ) के तहत लोकहित में निलंबित किया जाता है । 

निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय , ग्रामीण कार्य विभाग , बिहार , पटना 
निर्धारित किया जाता है । 

निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत 
कंडिकाओं के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
शैलेन्द्र 

कुमार पाण्डेय , संयुक्त सचिव । 


4 . 


5 . 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

30 मार्च 2015 
सं ० 5निगो0 वि 0(5)58 / 2014-151निगो0 - डा 0 विनोद कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक ( कुक्कुट ), क्षेत्रीय कुक्कुट 
प्रक्षेत्रा बेला, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध अधीनस्थ पदाधिकारियों / कर्मियों को ससमय वेतन नहीं देने , नियमित रूप से कार्यालय 
नहीं आने एवं प्रक्षेत्र की विकासात्मक योजनाओं में रूचि नहीं लेने संबंधी आरापों के लिए डा0 विनोद कुमार सिन्हा, सहायक 
निदेशक ( कुक्कुट ), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्रा बेला, मुजफ्फरपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में 
डा0 सिन्हा का मुख्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया का कार्यालय होगा । 

2. डा 0 सिन्हा के निलंबन की स्थिति में सहायक निदेशक ( कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र बेला , मुजफ्फरपुर का 
प्रभार जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सौंपा जाता है । 

3. निलंबन अवधि में डा 0 सिन्हा को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
4. मुख्यालय आने - जाने के लिए डा 0 सिन्हा को किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा । 

5. डा 0 सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जायेगी एवं आरोप पत्र अलग से संसूचित किया 
जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ब्रजेश्वर पाण्डेय , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

03-571 + 30 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


